foro 


# ( * )- 72 


REGISTERED No. D -(C ) 


3 


. 


. . 


s 


. 


44 mg 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - सण 3 अपक्षण (diy 
PART II - Section 3 – Sub -section (1 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Ho 366 ] 
No. 366 ] 


f forent, FitneT , ATE 22 , 1977/ 78 31, 1899 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1977 /SRAYANA 31 , 18 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी आती है जिससे कि पाह अलग संकलन के रूप में रखामा पर्व 
Separate paging is given to this part in order that it may be Aled 

As a separate complladon 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 22nd August 1977 
S . O . 628 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and 
clauses ( a ) , ( b ) , ( c ) and ( d ) of sub - section ( 2 ) of section 44 of the Road Trans 
port Corporations Act , 1950 (64 of 1950 ) , the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Delhí Transport Corporation (Members ) 
Rules, 1973 , namely : -- 

1 (1) These Rules may be called Delhi Transport Corporation ( Members ) 
Aniendment Rules, 1977; 

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette , 

2 . In the Delhi Transport Corporation (Members ) Rules, 1973 . - ( 1) for rule 
3 , the following shall be substituted , namely . 

“ 3 , Composition of Corporation - The Corporation shall consist of the 

following members appointed by the Central Government, 

namely : 
(a ) A Chairman - cum - General Manager ; 
(b ) Five officials ; 


(2485) 


2486 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 11 _ SEC . B ( li ) 


hall be among the men of the Munic porpo 


( c ) Five persons of whom--- 
( 1) one shall be representative of New Delhi Municipal Committee 

nominated by that Committee from among the members of that 

Committee , 
( 11 ) one shall be a representative of the Delhi Metropolitan Council 

elected from among the members of that Council ; 
( iii ) one shall be a representative of the Municipal Corporation , Delhi, 

elected from among the merabers of that Corporation ; 

(iv ) two shall be persons nominated by the Central Government. "; 
(11) in rule 4 , the words, " other than the General Manager of the Corporation " 
shall be omitted and below the said rule, the following proviso shall be inserted , 
namely 
" Provided that a person appointed under sub - clause ( 1) or sub -clause 

(il ) or sub - clause ( ill ) of clause ( c ) of rule 3 shall cease to be 
a member of the Corporation if he ceases to be a member of the 
New Delhi Municipal Committee or the Delhi Metropolitan or as 
the case may be, the Delhi Municipal Corporation ," 

[ No. TGO (75) 177 ] 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

अधिसूचनाएं 

नई दिल्ली , 22 अगस्त , 1977 
का० प्रा० 628 ( अ ) - - सड़क परिवहन निगम , अधिनियम , 1950 ( 1950 का 
64 ) की धारा 44 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) , ( ख ) , ( ग ) और 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली परिवहन निगम 
( सदस्य ) नियम , 1973 मे और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात - - 

___ 1 (i ) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम ( सदस्य ) संशोधन नियम , 
1977 है । 

( i ) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2 दिल्ली परिवहन निगम ( सदस्य ) नियम, 1973, -- 

(i ) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाय , अर्थात् : - - 
" 3. निगम की संरचना. -निगम में निम्नलिखित सदस्य होगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार 

नियुक्त करेगी , अर्थात् : --- 
( क ) अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक ; 
( ख ) पाच अधिकारी ; 
( ग ) पाच व्यक्ति , जिनमे से -- 
( i ) एक नई दिल्ली नगर पालिका का प्रतिनिधि होगा जिसे उक्त समिति , 

के सदस्यो मे से नामित करेगी ; 
(ii ) एक दिल्ली महानगर परिषद् का प्रतिनिधि होगा जो उक्त परिषद् 

के सदस्यों में से चुना जायेगा ; 


भाग . ख . 3 (ii) 


भारत का असाधारण राजपष 


2487 


( iii ) एक दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधि होगा जो उक्त निगम के 

सदस्यों में से चुना जायेगा ; 
( iv ) को केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे ", 
नियम 4 मे , “निगम के महाप्रबंधक के अलावा शब्दों का लोप किया 
जायेगा और उक्त नियम के नीचे, निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, 

अर्थात् - 
" परन्तु नियम 3 के उपखण्ड (i) अथवा उप- खंड ( i) अथवा उपखंड ( iii ) 

के अधीन नियुक्त व्यक्ति निगम का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह नई 
मगर पालिका, अथवा दिल्ली महानगर परिषद् , अथवा जैसे भी स्थिति 
हो , दिल्ली नगर निगम नहीं रहता । " 

[सं० टीजीप्रो ( 75 )/ 77] 


S . O . 62 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 
5 of the Road Transport Corporations Act , 1950 (64 of 1950 ) , read with rules 3 and 
5 of the Delhi Transport Corporation ( Members ) Rules, 1973 , the Central Govern 
ment hereby a loints Dr. P . G . Patankar Ex- Deputy General Manager, Bombay 
Electricity Supply and Transport Undertaking, Bombay , and Shri B . N . Tandon , 
Chief Secretary , Delhi Administration , Delhi as Chairman -cum -General Manager 
and member respectively of the Delhi Transport Corporation and makes the fol 
lowing further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing) No . S . O , 338 ( E ) , dated the 
1st May , 1976 , namely : --- 

In the said notification - 
(i) in paragraph 1, 
( a ) for the entry against item (1) , the entry " Dr P . G . Patankar , Ex 

Deputy . General Manager , Bombay Electricity Supply and Trans 

port Undertaking. Bombay " shall be substituted ; 
(b ) for entry against item ( x1) , the entry " Shri B . N Tandan , Chief 

Secretary, Delhi Administration, Delhi " shall be substituted , 
( 11 ) for paragraph 2 , the following shall be substituted , namely : -- 
" 2. Shri P G Patankar shall be the Chairman - cum -General Manager 
of the Corporation " 

[ No. TGO ( 75 ) / 17 ] 
B B. MAHAJAN, Jt . Secy 


का० प्रा० 629( म ) - - दिल्ली परिवहन निगम ( सदस्य ) नियम , 1973 के नियम 3 
और 5 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम , 1950 ( 1950 का 64 ) की 
धारा 5 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
बम्बई विद्युत प्रदाय और परिवहन उपक्रम, बम्बई के भूतपूर्व उप महाप्रबंधक डा० पी०जी० पाटनकर 

और दिल्ली प्रशासन , दिल्ली के मुख्य सपथव श्री बी० एन० टडन को दिल्ली परिवहन निगम 
के क्रमश मध्यक्ष- सह- महाप्रबन्धक और सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, नौवहन 
पौर परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की तारीख 1 मई, 1976 की अधिसूचना सं . 
सा० प्रा० 338( ई ) मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -- 

उक्त प्रधिसूचना मे, - 

(i) पैरा 1 मे,-- 


2188 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3( ii ) 


( क ) मव ( 1 ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "डा० पी० जी० 

पाटनकर, भूतपूर्व उपमहाप्रबंधक , बम्बई विद्युत् प्रदाय और परिवहन 

उपक्रम , बम्बई " रखा जाये ; 
( ख ) मद ( xi ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " श्री बी . एन० 

टंडन , मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन , दिल्ली " रखा जाए ; 
( ii ) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् - 

" 2. श्री पी० जी० पाटनकर, निगम के अध्यक्ष -सह-महाप्रबधक होंगे । " । 


[ सं० टीजीसो ( 75)/ 77] 
बी० बी० महाजन , संयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, BELHI, 1977 


